रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


nim 


VEE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 28 , 2017 / वैशाख 8 , 1939 
NEW DELHI , FRIDAY , APRIL 28 , 2017/VAISAKHA 8, 1939 


सं . 169 ] 
No . 169]] 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

अधिसूचना 

मुंबई 6 अप्रैल , 2017 
सं .टीएएमपी/18/ 2014-वीएसपीएल . - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 ) की धारा 
48, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण , एतद्द्वारा विज़ाग सीपोर्ट प्राईवेट 
लिमिटिड के वर्तमान दरमानों की वैधता में , इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तार करता हैं । 


आवेदक 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

मामला सं. टीएएमपी/18/ 2014-वीएसपीएल 
विज़ाग सीपोर्ट प्राईवेट लिमिटिड 

कोरम 
(i) श्री टी .एस . बालसुब्रमनियन , सदस्य (वित्त ) 
(ii) श्री रजत सच्चर , सदस्य ( आर्थिक ) 


आदेश 

(मार्च 2017 के 29वें दिन पारित ) 
यह मामला , विशाखपत्तनम न्यास पर ईक्यू -8 और ईक्यू-9 पर विज़ाग सीपोर्ट प्राईवेट लिमिटिड 
( वीएसपीएल ) द्वारा परहस्तित जलयानों के लिए वीएसपीएल के वर्तमान दरमानों की वैधता में विस्तार से संबंधित 
है । 


2840 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


2. वीएसपीएल के वर्तमान दरमान , पिछली बार, प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी /18/ 2014-वीएसपीएल 
दिनांक 15 मई, 2015 के अंतर्गत अनुमोदित किए गए थे और भारत के राजपत्र में 09 जून, 2015 को अधिसूचित 
किए गए थे। इस आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2017 तक निर्धारित है । 
3. 1. वीएसपीएल ने दिनांक 10 फरवरी , 2017 के पत्र के माध्यम से इन दरमानों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय वीएसपीएल ने वर्तमान दरमानों की वैधता , 31 मार्च, 2017 से आगे या 
संशोधित प्रशुल्क प्रस्ताव के अनुमोदित होने तक, बढ़ाने का अनुरोध किया है 
3. 2. वीएसपीएल के इस प्रस्ताव पर पर संबंधित उपयोक्ताओं और लाइसेंस प्रदाता पत्तन , वीपीटी के साथ 
परामर्श किया जा रहा है। प्रस्ताव की गहन जांच की जानी है। इसके अलावा, परामर्शी प्रक्रिया के भाग के रूप में 
संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जाना है । इस परिप्रेक्ष्य में इस मामले में प्राधिकरण की कार्रवाई सम्पन्न होने में 
समय लगना संभावित है। 
4.1. वीएसपीएल के वर्तमान दरमानों की वैधता 31 मार्च 2017 को समाप्त हो जाएगी । वीएसपीएल के 
अनुरोध तथा इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि वीएसपीएल के प्रस्ताव से संबधित निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात 
अंतिम निर्णय लेने संबंधी कार्रवाई सम्पन्न होने तक , कुछ समय लगना संभावित है, यह प्राधिकरण , वीएसपीएल के 
वर्तमान दरमानों की वैधता में , इनकी वैधता अवधि समाप्त होने की अवधि से 30 जून 2017 या संशोधित दरमानों 
के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो , संवर्धन करता है । 
4. 2. यदि 01 अप्रैल , 2017 के बाद स्वीकार्य लागत से कोई अधिक्य और अनुज्ञेय प्रत्यागम बनता है तो इसके 
निष्पादन की समीक्षा के दौरान ऐसे अतिरिक्त अधिक्य को ,निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतया समंजित 
किया जाएगा । 


टी . एस . बालसुब्रमनियन , सदस्य (वित्त ) 

- [विज्ञापन-III/4/असा./32/17] 
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 
Mumbai, the 6th April, 2017 


No . TAMP/ 18 / 2014 -VSPL . - In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts 
Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of 
Vizag Seaport Private Limited as in the Order appended hereto . 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 


Case No. TAMP / 18 /2014 - VSPL 


Vizag Seaport Private Limited 


- 


- 


- 


Applicant 


QUORUM 


( ii ) 


Shri. T . S . Balasubramanian , Member ( Finance ) 
Shri. Rajat Sachar,Member (Economic ) 


[ HTT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ORDER 
(Passed on this 29th day ofMarch 2017 ) 


This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Private 
Limited (VSPL ) for the vessels handled by it at berth EQ - 8 and EQ - 9 at the Visakhapatnam Port Trust. 


2 . The existing Scale of Rates (SOR ) of VSPL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/18 /2014 
VSPL dated 15 May 2015 which was notified in the Gazette of India on 9 June 2015 . The Order prescribes the validity of 
the SOR till 31 March 2017. 


3 . 1. The VSPL has filed the proposal for revision of the SOR vide its letter dated 
10 February 2017 . While filing the proposal, the VSPL has requested to extend the validity of the existing Scale of Rates 
beyond 31 March 2017 or till approval of revised tariff proposal. 


3 .2 . The proposal of the VSPL has been taken up for consultation with the concerned users and the licensor port , 
VPT. The proposal is to be scrutinized internally . Further, joint hearing as part of the consultative process is to be set up . 
In view of that it will take some time for the case to mature for final consideration of this Authority . 


4 . 1. The validity of the existing SOR of VSPL will expire on 31 March 2017 . In view of the request made by the 
VSPL and recognising that it will take some time for the proposal filed by the VSPL to mature for final consideration 
after following the prescribed consultation procedure , this Authority extends the validity of the existing SOR of the 
VSPL from the date of its expiry till 30 June 2017 or till the effective date of implementation of the revised SOR , 
whichever is earlier. 


4 .2 . If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2017 , 
during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined . 


T. S . BALASUBRAMANIAN , Member (Finance ) 

[ADVT.- 111/4/Exty./32 / 17 ] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

SARVESH KUMAR Digitally signed by SARVESH 
SRIVASTAVA 


KUMAR SRIVASTAVA 
Date : 2017 .05 .02 22:41:47 + 05 30 


